सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 आश्विन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 792 राँची, बुधवार, 


9 अक्टूबर , 2019 (ई ०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
26 सितम्बर , 2019 


संख्या -1 /पी०-102/ 2014 खण्ड का.- 7784-- दिनांक 29 सितम्बर , 2019 को महामहिम 
राष्ट्रपति महोदय का देवघर आगमन कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए श्री राम निवास यादव , 
भा.प्र.से. ( झाः 2015), उप विकास आयुक्त, पाकुड 

को 

उपायुक्त, देवघर के नियंत्रणाधीन दिनांक 
26.09.2019 से 29.09.2019 तक प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 792 -- 50 


